सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 भाद्र, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 688 


राँची, मंगलवार , 


27 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 


संकल्प 


26 अगस्त , 2019 


विषयः 


मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबाल कप प्रतियोगिता 2019 के प्रखण्ड/जिला/ मंडल/ राज्य स्तरीय 
विजेता/उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन अनुदान की स्वीकृति के संबंध में । 


संचिका संख्याः 1/ खेल -12-04 /19 /41403-- झारखण्ड राज्य में प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री आमंत्रण 
फुटबॉल कप प्रतियोगिता का आयोजन विगत 03 वर्षों से कराया जा रहा है, जिसमें पंचायत , प्रखण्ड , 
जिला व राज्य स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तथा इस कार्यक्रम में वृहद संख्या में 
फुटबॉल खिलाड़ियों (बालक/ बालिका) की भागीदारी होती है। फलतः ग्रामीण फुटबॉल प्रेमियों के बीच 
यह आकर्षण का केन्द्र रहा है । 


इस प्रतियोगिता के आयोजन से झारखण्ड के ग्रामीण फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच इस 
खेल की लोकप्रियता विस्तारित हुई है एवं इसको संवर्धित करने तथा बरकरार रखने की नितांत 
आवश्यकता है । 


उल्लेखनीय है कि झारखण्ड की धरा पर निवासित जनसमूह का एक बड़ा भाग आर्थिक 
रूप से संपन्न नहीं है एवं उन्हें खेलों में भाग लेने हेतु आर्थिक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है जिस 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 27 अगस्त , 2019 
आलोक में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता योजना से संबद्ध फुटबॉल खिलाड़ीगण जो 
प्रतियोगिता में भाग लेंगे एवं जो प्रखण्ड/जिला/ मंडल / राज्य स्तर पर विजेता एवं उपविजेता टीम में 
शामिल होंगे को मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2019 के लिए रू० 1,000/-(एक हजार ) 
प्रति खिलाड़ी प्रोत्साहन अनुदान के रूप में दिया जाएगा। 

अनुदान के भुगतान के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी झारखण्ड खेल प्राधिकरण झारखण्ड, 
राँची होगा । एतद् संबंधी कार्यान्वयन हेतु झारखण्ड खेल प्राधिकरण के अधीन कार्यकारी 
निदेशक , झारखण्ड खेल प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति निम्नरूपेण गठित रहेगीः 


2 


क /2 कार्यकारी निदेशक ] झारखण्ड खेल प्राधिकरण 


अध्यक्ष 


ख / 


उप निदेशक ] झारखण्ड खेल प्राधिकरण 


सदस्य 


ग / 


उप निदेशक ] क्रीड़ा निदेशालय 


सदस्य 


घ / 


विभाग के अवर सचिव से अन्यून पदाधिकारी 


सदस्य 


ड 


दो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी 


-आमंत्रित सदस्य 


3 


इस अनुदान हेतु राषि की व्यवस्था राज्य सरकार / अन्य स्रोत यथा CSR (Corporate Social 
Responsibility ) आदि से की जाएगी । 


4 


यह अनुदान मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2019 के लिए ही देय होगा । 
यह अनुदान लाभुक फुटबॉल खिलाड़ी के बैंक खाता में अंतरित किया जाएगा । 


5 


6 


जिला स्तर पर इस योजना के लाभुक खिलाड़ियों/ मैनेजर का चिन्हितीकरण एवं सत्यापन 
उपायुक्त/ उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति , जिसमें जिला पंचायती राज 
पदाधिकारी , जिला खेल पदाधिकारी तथा जिला के एक प्रतिष्ठित वरीय खिलाड़ी शामिल होगे, 
द्वारा की जाएगी एवं उनके द्वारा विहित प्रपत्र में यह सूची कार्यकारी निदेशक , झारखण्ड 
खेल प्राधिकरण , राँची को उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य स्तरीय चिन्हितीकरण एवं सत्यापन 
का कार्य झारखण्ड खेल प्राधिकरण द्वारा कण्डिका-2 में गठित समिति के माध्यम से स्वयं 
किया जाएगा। 


7 


यदि कोई टीम विभिन्न स्तरो पर विजेता/ उपविजेता घोषित होती है तो एक से अधिक स्तर पर 
अनुदान पाने की हकदार होगी । 


8 


इस अनुदान की राशि का उपयोग खिलाड़ी अपने लिए जर्सी, जूता , खेल किट आदि के क्रय में 
भी कर सकेंगे। 


9 


इस योजना/ कार्य हेतु राशि राज्य की निधि/ CSR / अन्य स्रोत से उपलब्ध हो सकेगा। योजना 
हेतु राषि निम्नानुसार व्यय किये जायेगेः 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 27 अगस्त , 2019 


3 


क ) 


प्रखण्ड स्तर पर : 


राज्य में 


- 


%3D 


राज्य में 


कुल प्रखण्डों की संख्या 

- 263 
अनुदान राशि हेतु विचारित टीमो की संख्या 04 ( बालक एवं बालिका की विजेता एवं 
उपविजेता टीम ) 
प्रति टीम खिलाड़ियों की संख्या - 16 ( मैनेजर सहित ) 
अनुदान हेतु विचारित कुल खिलाड़ियों की संख्या - 263x4 x16 = 16,832 

सभी खिलाड़ियों को कुल देय राशि - 16,832 x1,000 1,68,32,000 / 
ख ) जिला स्तर परः 

कुल जिलों की संख्या 

- 24 
अनुदान राशि हेतु विचारित टीमो की संख्या 04 ( बालक एवं बालिका की विजेता एवं 
उपविजेता टीम ) 
प्रति टीम खिलाड़ियों की संख्या 16 (मैनेजर सहित ) 
अनुदान हेतु विचारित कुल खिलाड़ियों की संख्या - 24x4 x16 = 1,536 

सभी खिलाड़ियों को कुल देय राशि -1,536 x1,000 = 15,36,000/ 
ग ) मंडल ( मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप हेतु 03 जिलों का 01 मंडल ) स्तर परः 

फुटबॉल आयोजन हेतु निर्धारित मंडलो की संख्या - 08 
अनुदान राशि हेतु विचारित टीमो की संख्या 04 (बालक एवं बालिका की विजेता एवं 
उपविजेता टीम ) 
प्रति टीम खिलाड़ियों की संख्या - 16 (मैनेजर सहित ) 
अनुदान हेतु विचारित कुल खिलाड़ियों की संख्या - 8x4 x16 = 512 

सभी खिलाड़ियों को कुल देय राशि - 512 x1,000 = 5,12,000/ 
घ ) राज्य स्तर पर : 

अनुदान राशि हेतु विचारित टीमो की संख्या 04 ( बालक एवं बालिका की विजेता एवं 
उपविजेता टीम ) 
प्रति टीम खिलाड़ियों की संख्या 16 ( मैनेजर सहित ) 
अनुदान हेतु विचारित कुल खिलाड़ियों की संख्या - 4 x16 = 64 
सभी खिलाड़ियों को कुल देय राशि - 64x1,000 = 64,000 / 
तदनुसार कुल प्रोत्साहन की राशि ( क) +( ख) +( ग)+( घ) = 1,89,44,000/- रूपये होगी । 

राज्य के निधि से राशि का विकलन मुख्य शीर्ष-2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ- लघु शीर्ष-104 
खेलकूद /796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- उप शीर्ष-27 खिलाड़ी कल्याण कोष/ छात्रवृत्ति / पूर्व खिलाड़ी 
पेंशन/ बीमा-06 अनुदान-50 छात्रवृत्ति मद से होगा। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल शर्मा, 


सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 688 -- 50 


